रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


मयपेषपपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


+ CJ 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II --- Section 3 - Sub- section (1) 


AL 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 573 ] 
No. 573 ] 


.373] _ 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , नवम्बर 18, 1999 / कार्तिक 27 , 1921 
NEW DELHI, THURSDAY ,NOVEMBER 18 , 1999 /KARTIKA 27, 1921 


New Dif. 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1999 


सं 62/99 - सीमाशुल्क ( एन . टी . ) 


सा . का. नि . 777 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, सीमा शुल्क ( अपील ) नियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क ( अपील) ( संशोधन ) नियम , 1999 है । 


2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. सीमा शुल्क ( अपील ) नियम, 1982 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित 
नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 8. उच्च न्यायालय को आवेदन का प्ररूप : - ( 1 ) धारा 130 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन उच्च न्यायालय से अपील अधिकरण को 
विधि के बारे में किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय को भेजने का निदेश देने की अपेक्षा करने वाला कोई आवेदन प्ररूप सी . ए.- 6 में भेजा जाएगा और 
ऐसा आवेदन चार प्रतियों में फाईल होगा । " 


( 2 ) धारा 130क की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप सं . सी . ए. 7 में उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और ऐसा ज्ञापन 
चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा । 


( 3 ) जहां धारा 130क की उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई आवेदन या उस धारा की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन सीमाशुल्क 
आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो प्ररूप सं. सी. ए.- 6 या प्ररूप सं. सी . ए. 7 में अन्तर्विष्ट यथास्थिति आवेदन , ज्ञापन या सत्यापन 
का प्ररूप नियम 3 के उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे । 

3. उक्त नियम से संलग्न प्ररूप सं. सी . ए. - 6 और प्ररूप सं. सी . ए. - 7 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् : 


3385 GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i )] 


" प्ररूप सं . सी . ए. - 6 

[ नियम 8 ( 1 ) देखें ] 
सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 130क के अधीन उच्च न्यायालय को आवेदन का प्ररूप 


उच्च न्यायालय में 
( अपीलार्थी का नाम ) 
• • • • • • • • • •19 . • • • • • • • • • • • को 


अपील सं . 


के मामले में 


आवेदन सं. . . . . . . . . . . . . 


( कार्यालय द्वारा भरा जाए ) 

. . . . . . . . . . आवेदक 


बनाम 


प्रत्यर्थी 
( 1 ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और आयुक्त का कार्यालय जहां से आवेदन फाइल किया जाता है । 
( 2 ) उस अपील का क्रम संख्यांक जिससे आवेदन किया जाता है । 
( 3 ) वह पता जिस पर आवेदक को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी । 
( 4 ) पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी । 
( 5 ) उपर्युक्त अपील का विनिश्चय तारीख . . . . . .. . . . . • को अपील अधिकरण को न्यायपीठ . . . . . . . . .. .. . द्वारा किया 


गया था । 


( 6 ) सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 129ख के अधीन आदेश की सूचना आवेदक को तारीख . . .. . . . . . . को की गई थी । 

( 7 ) तथ्य, जो अपील अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/ या पाए गए हैं तथा जो मामले का कथन बनाने के लिए आवश्यक है , तुरंत 
निर्देश के लिए संलग्नक में कथित हैं । 

( 8 ) अपील अधिकरण के आदेश से निम्नलिखित विधि के प्रश्न उद्भूत होते हैं : 


( 1 ) 
( 2 ) 


( 3 ) 


इत्यादि 

( १ ) आवेदक द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 130क की उपधारा ( 1 ) के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि उच्च 
न्यायालय अपील अधिकरण को यह निर्देश दे कि वह ऊपर पैरा ( 8 ) में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करें । 

( 10 ) नीचे यथा विनिर्दिष्ट रूप में दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को ( जहां दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद आवश्यक है ), मामले के 
कथन के साथ संलग्न किया जाए । 

आवेदक के हस्ताक्षर 
प्राधिकृत प्रतिनिधि , 
यदि कोई है, के हस्ताक्षर 

सत्यापन 
. मैं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . आवेदक घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथित है, वह मेरी सर्वोच्च जानकारी और 
विश्वास के अनुसार सत्य है । 
आज तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • को सत्यापित किया गया । 

आवेदक के हस्ताक्षर 
प्राधिकृत प्रतिनिधि , 
यदि कोई है , के हस्ताक्षर 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पणियां : ( 1 ) यदि आवेदन सीमा शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो आवेदन और सत्यापन के प्ररूप सीमा शुल्क 

( अपील ) नियम, 1982 के नियम 3 के उपबंधों के अनुसार आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 
( 2 ) आधेदन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा । 


( 3 ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित 200 रु. की फीस का संदाय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के 

पक्ष में उस स्थान पर जहां उच्च न्यायालय स्थित है, अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा पर लिखे गए क्रास बैंक ड्राफ्ट 
की मार्फत किया जाएगा और मांगदेय ड्राफ्ट आवेदन के प्ररूप के साथ संलान किया जाएगा । 

प्ररूप सं . सी . ए. - 7 

[ नियम 8( 2 ) देखें ] 
सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 1304 ( 3 ) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन का प्ररूप, उक्त अधिनियम की धारा 130क ( 1 ) के 
अधीन उच्च न्यायालय के सामने आवेदन के विषय में ............ " उच्च न्यायालय में प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन सं . .............. 19 . ........... को ( कार्यालय 
द्वारा भरा आए ) 

आवेदन सं. ......"में . . 19.... . को 
............ आवेदक 


.. .. . . ... " बनाम 


............." प्रत्यर्थी 


( 1 ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और आयुक्त का कार्यालय जहां से प्रत्याक्षेप का ज्ञापन फाइल किया जाता है । 
( 2 ) प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल किए गए आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख । 
( 3) वह पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेगी । 
( 4 ) पह पता जिस पर आवेदक को सूचनाएं भेजी जा सकेगी । 
( 5 ) तथ्य जो अपील अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/ या पाए गए हैं तथा जो मामले का कथन बनाने के लिए आवश्यक है, तुरन्त 

निर्देश के लिए संलग्भक में कथित है । 


( 6 ) अपील अधिकरण के आदेश से निम्नलिखित विधि के प्रश्न उद्भूत हैं : 


इत्यादि 
( 7 ) प्रत्यर्थी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130क की उपधारा ( 1 ) के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकरण 

को यह निर्देश दिया जाये कि वह ऊपर पैरा ( 6 ) में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों पर मामले का विवरण दे । 
( 8 ) नीचे विनिर्दिष्ट रूप में दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को ( जहां दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक है ), मामले के कथम के 

साथ संलग्न किया जाए । 
प्राधिकृत प्रतिनिधि , 
यदि कोई है, के हस्ताक्षर 

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर 


सत्यापन 


मैं ............"" प्रत्यर्थी यह घोषणा करता है कि जो ऊपर कथित है, वह मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है । 
आज तारीख ............ 19 ............." को सत्यापन किया गया 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II---- SEC. 3 (i)] 


प्राधिकृत प्रतिनिधि, 
यदि कोई है , के हस्ताक्षर 


प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर 
टिप्पणियां : ( 1 ) यदि ज्ञापन सीमा शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो प्रत्याक्षेप का ज्ञापन और सत्यापन के प्ररूप 

सीमा शुल्क ( अपील ) नियम , 1982 के नियम 3 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे । 


( 2 ) प्रत्याक्षेप का ज्ञापन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा । 


[ फा. सं . 275 / 125 /99 - सी . एक्स. 8क ] 


राजेश चन्द्र , अवर सचिव 


टिप्पण. - मूल नियम भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं. 212/82 - सीमा शुल्क तारीख 10 - 9 - 82 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार 

अधिसूचना सं . 252/ 86 - सीमा शुल्क ( एन. टी. ) तारीख 16 - 4 - 86 सा. का. नि . सं . 639 ( अ ) द्वारा संशोधित किए गए थे । 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th November, 1999 

No. 62/ 99 -CUSTOM ( N. T . ) 
G .S .R . 777 (E ). - In exercisc of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 
1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs ( Appeals ) 
Rules 1982, namely :--- 


1 . Short title and commencement . -( I) These rules may be called the Customs ( Appeals ) 

(amendment ) Rules, 1999. 


(2 ) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette 


2 . 


In the Customs ( Appeals Rules, 1982 ( herein after referred to as the said rules), 
for rule 8 , the following rule shall be substituted , namely: 


__ " 8 . Form of application to the High Court.- (1 ) An application under sub - section ( 1) of 
section 130A requiring the High Court to direct the Appellate Tribunal to refer to the High Court 
any question of law shall be made in Form No. C . A .-6 and such application shall be filed in 
quadruplicate.. 


( 2 ) A memorandum of cross - objections under sub -section ( 3 ) of section 130A to the High Court 
shall be made in Form No. C. A.- 7 and such memorandum shall be filed in quadruplicate . 


(3 ) Where an application under sub -section (1) of section 130A or a memorandum of cross 
objections under sub -section (3 ) of that section is made by any person other than the 
Commissioner of Customs, the application , the memorandum or form of verification , as the case 
may be , contained in Form No . C . A. -6or Form No. C . A - 7 shall be signed by the person specified 
in sub -rule (2 ) of rule 3." 


3. For Form No . C . A.- 6 and Form No . C. A.- 7 appended to the said rules the following Forms shall 
respectively be substituted, namely: 


( YTT II — 


ug 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" FORM NO . C . A . - 6 

[ See rule 8 ( 1 ) ] 


Form of an Application to the High Court under 

section 130A of the Customs Act , 1962 


In the High Court of Judicature at 
In the matter of Appeal No . Name of the appellant ) 


Application No . 

of 
( To be filled in by the Office ) 


- 


19 _ -- - 


Applicant 


Vs . 


Respondent 


( 1 ) State or Union Territory and the Commissionerate from 
which the application is filed : 


rise 


to 


the 


( 2 ) Number of the appeal which gives 
application : 


( 3 ) 


Address to which notices may be sent to the applicant : 


( 4 ) 


Address to which notices may be sent to the respondent : 


( 5 ) 


The appeal noted above was decided by the 

Bench of the Appellate Tribunal on : 


16 ) The notice of the order under Section 129B of the 
Customs Act , 1962 was served on the applicant on : 


17 ) The facts which are admitted and / or found by the 
Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a 
statement of the case , are stated in the enclosure for ready 
reference : 


( 8 ) The following questions of law arige out of the order 
of the Appellate Tribunal : 


etc . 


( 9 ) The applicant , therefore , requires under sub - section ( 1 ) 
of Section 130A of the Customs Act , 1962 that High Court 
directs the Appellate Tribunal to refer to the High Court the 
question ( s ) of law referred to in paragraph 8 above : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3 (1)] 


( 10 ) The documents or copies thereof as specified below ( the 
translation in English of the documents , where necessary ) is 
annexed ) with the statement of the case . 


Signature of the authorised 
repressentative , if any . 


Signature of 
the applicant 


Verification 


the applicant , do hereby 
declare that what is stated above is true to the best of my 
information and belief . 


Verified today , the 


day of 


Signature of the authorised 
representative , if any . 


Signature of 
the applicant . 


Notes : 11 ) The application and the form of verification shall , if 

the application is made by any person , other than the 
Commissioner of Customs , be signed by the applicant in 
accordance with the provisions of Rule 3 of the Customs 
( Appeal ) Rules , 1982 . 


( 2 ) The application shall be field in quadruplicate . 


( 3 ) The fee of Rs . 200 / - required to be paid under the 

provisions of the Act shall be through a crossed bank 
draft drawn in favour of the Registrar of the High 
Court on a branch of any nationalised bank located at 
the place where the High Court is situated and the 
demand draft shall be attached to the form of 
application . 


15 


[ TT II - 


453(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


FORM NO . C . A . - 7 
( See rule 8 ( 2 ) ] 


Form of Memorandum of Cross - Objections 
under section 130A ( 3 ) of the Customs Act , 1962 
in the matter of an application before the High Court 

under section 130A ( 1 ) of the said Act 


In the High Court of Judicature at 


Memorandum of Cross Objections No . 
( To be filled in by the office ) 


- 


of 


_ _ 


19 _ _ . 


In Application No 


- 


- of — 


19 — 


Applicant 


Vs . 


Respondent 


( 1 ) State / Union terriotry and the Commissionerate from 
which the memorandum of cross - objection is filed : 


121 Date of receipt of notice of application filed with the 
High Court by the respondent : 


( 31 


Address to which notices may be sent to the respondent : 


( 4 ) 


Address to which notices may be sent to the applicant : 


( 51 The facts which are admitted and / or found by the 
Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a 
statement of the case , are stated in the enclosure for ready 
reference : 


( 6 ) The following questions of law arise out of the order 
of the Appellate Tribunal : 


1 . 


etc . 


171 The respondent , therefore , requires under sub - section 
( 1 ) of Section 130A of the Customs Act , 1962 that the Tribunal 
may be directed to furnish a statement of the case on the 
questions of law referred to in paragraph 6 above . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 (1)] 


( 8 ) That the documents or copies thereof as specified below 
( the translation in English of the documents where necessary ) 
is annexed with the statement of the case . 


Signature of the authorised 
representative , if any . 


Signature of 
the respondent 


Verification 


I , 


the respondnet , do hereby 
declare that what is stated above is true to the best of my 
information and belief . 


Verified today , the 


day of 


Signature of the authorised 
representative , if any . 


Signature of 
the respondent . 


Notes : ( 1 ) The memorandum of cross - objection and the form of 

verification shall , if the memorandum is filed by any 
person , other than the Commissioner of Customs , be 
signed in accordance with the provisions of Rule 3 of 
the Customs (Appeal ) Rules , 1982 . 


( 2 ) The memorandum of cross - objection shall be filed in 

quadruplicate . 


[F . No. 275 / 125 /99 - Cx 8A ] 
RAJESH CHANDRA , Under Secy . 


Note : -- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. 212 /82 

Customs, dated 10 . 9.82 (G . S . R 564 ( E ) dated 10 . 9. 82 ) and last amended by notification 
No . 252 / 86 Customs dated 16 ,4.86 (G .S.R 639 (E ) dated 16 .4.86 ). 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1999 


सं57/ 99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन. टी . ) 


सा . का . नि . 778( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1.. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( उन्नीसवां संशोधन ) नियम, 1999 है । 


2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में नियम 218 के स्थान पर निम्नलिखिप्त 
नियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

" 218. उच्च न्यायालय को आवेदन का प्ररूप : - ( 1 ) धारा 35ज को उपधारा ( 1 ) के अधीन उच्च न्यायालय से अपील अधिकरण को 
विधि के बारे में किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय को भेजने का निदेश देने की अपेक्षा करने वाला कोई आवेदन प्ररूप ई. ए. - 6 में भेजा जाएगा और ऐसा 
आवेदन चार प्रतियों में फाईल होगा । " 


( 2 ) धारा 35ज की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप सं. ई. ए. 7 में उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और ऐसा ज्ञापन 
धार प्रतियों में फाइल किया जाएगा । 


( 3 ) जहां धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई आवेदन या उस धारा की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो प्ररूप सं. ई. ए. - 6 या प्ररूप सं . ई. ए. 7 में अन्तर्विष्ट यथास्थिति आवेदन , ज्ञापन 
या सत्यापन का प्ररूप नियम 213 के उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होंगे । 


3. उक्त नियम के परिशिष्ट 1 में , 


( 1 ) " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की सूची ( I ) " में , आपलि सं. 92 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित आलि सं . 
___ और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 


केन्द्रीय उत्पाद 


प्ररूपस 


न 


नियम सं . 


संक्षिप्त नाम 


शुल्क आवलि सं . 


" 93 


अधिनियम की धारा 35ज ( 1 ) के अधीन उच्च न्यायालय को 


218( 2 ) 


आवेदन करने का प्ररूप 


9A 


अधिनियम की धारा 35ज ( 1 ) के अधीन उच्च न्यायालय के 


218( 1 ) 


ई. ए.- 7, । " 


समक्ष आवेदन संबंधी किसी मामले में अधिनियम की धारा 


35ज (3 ) के अधीन प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप । 


( 2 ) " प्ररूप सं . ई. ए. - 6 और प्ररूप सं. ई. ए.- 7 के लिए नमूना प्ररूप ( 2 ) " में क्रमश: निम्नलिखित प्ररूप रखे जाऐंगे, अर्थात् : 


" प्ररूप सं1 ई. ए.- 6 


[ नियम 218 ( 1 ) देखें ] 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ज( 1 ) के अधीन उध्य न्यायालय को आवेदन का प्ररूप 


उच्च न्यायालय में 


अपील सं . 


के मामले में 


आवेदन सं . . . . . . . . 


( अपीलार्थी का नाम ) 
. . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . को 


10 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II _ SEC. 3 (6)] 


( कार्यालय द्वारा भरा जाए ) 

. . . . . . . . . . आवेदक 


( 1 ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और आयुक्त का कार्यालय जहां से आवेदन फाइल किया जाता है । 


( 2 ) उस अपील का क्रम संख्यांक जिसके प्रति निर्देश किया जाता है । 


( 3 ) वह पता जिस पर आवेदक को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी । 


( 4 ) पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी । 


( 5 ) उपर्युक्त अपील का विनिश्चय तारीख . . . . 
उपयुक्त अपाल का विनश्चय ताराख . . . . . . . . . . . . . को अपील अधिकरण की न्यायपीठ . . . . . . 

यपाठ . . . . . . . . . . . . . द्वारा किया 


गया था । 


( 6 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ग के अधीन आदेश की सूचना आवेदक . . .. . . . . तारीख को की गई थी । 

( 7 ) तथ्य, जो अपील अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/ या पाए गए हैं तथा जो मामले का कथन बनाने के लिए आवश्यक हैं . तुरंत 
निर्देश के लिए संलग्नक में कथित हैं । 

( 8 ) अपील अधिकरण के आदेश से निम्नलिखित विधि के प्रश्न उद्भूत होते हैं : 


( 1 ) 
( 2 ) 

( 3 ) 
इत्यादि 

( 9 ) आवेदक द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35ज की उपधारा ( 1 ) के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि उच्च 
न्यायालय अपील अधिकरण को यह निर्देश दें कि वह ऊपर पैरा ( 8 ) में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करें । 


( 10 ) नीचे यथा विनिर्दिष्ट रूप में दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को ( जहां दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद आवश्यक है ), मामलें के 
कथन के साथ संलग्न किया जाए । 

आवेदक के हस्ताक्षर 


प्राधिकृत प्रतिनिधि, 


यदि कोई है, के हस्ताक्षर 


सत्यापन 


. . . . . . . आवेदक घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथित है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास 


मैं . . . . . . . . . . . . . . . 
के अनुसार सत्य है । 


आज तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को सत्यापित किया गया । 


. . 


आवेदक के हस्ताक्षर 


प्राधिकृत प्रतिनिधि , 


यदि कोई है , के हस्ताक्षर 
टिप्पणियां : ( 1 ) यदि आवेदन सीमा शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो आवेदन और सस्थापन के प्ररूप केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 213 के उपबंधों के अनुसार आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे । 
( 2 ) आवेदन चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा । 


( 3 ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित 200 रु. की फीस का संदाय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार 

के पक्ष में उस स्थान पर जहां उच्च न्यायालय स्थित है, अवस्थित राष्ट्रीकृत बैंक की किसी शाखा परलिखे गए क्रास बैंक ड्राफ्ट 


[ भाग II -- खण्ड 3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


की मार्फत किया जाएगा और मांगदेय ड्राफ्ट आवेदन के प्ररूप के साथ संलग्न किया जाएगा । 

प्ररूप सं . ई. ए.- 7 
. [ नियम 218 ( 2 ) देखें ) 


19 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35ज ( 3 ) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन का प्ररूप, उच्च अधिनियम की धारा 35ज 
( 1 ) के अधीन उच्च न्यायालय के सामने आवेदन के विषय में ............ " उच्च न्यायालय में प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन सं . ............ .... .. .. ...." को 
( कार्यालय द्वारा भरा जाए ) 

............ में............ 19........... को 


.............. आवेदक 


.............." बनाम 


.. .. .... " प्रत्यर्थी 


( 1 ) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और आयुक्त का कार्यालय जहां से प्रत्याक्षेप का ज्ञापन फाइल किया जाता है । 


( 2 ) प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल किए गए आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख । 
( 3 ) वह पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी । 
( 4 ) वह पता जिस पर आवेदक को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी । 
( 5 ) तथ्य जो अपील अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/ या पाए गए हैं तथा जो मामले का कथन बनाने के लिए आवश्यक हैं , तुरन्त 

निर्देश के लिए संलग्नक में कथित हैं । 
अपील अधिकरण के आदेश से निम्नलिखित विधि के प्रश्न उद्भूत हैं : 


इत्यादि 


( 7 ) प्रत्यर्थी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35ज की उपधारा ( 1 ) के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि 

अधिकरण को यह निर्देश दिया जाये कि वह ऊपर पैरा ( 6 ) में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों पर मामले का विवरण दें । 


( 8 ) नीचे विनिर्दिष्ट रूप में दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को ( जहां दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक है ), मामले के कथन के 

साथ संलग्न किया जाए । 


प्राधिकृत प्रतिनिधि , 
यदि कोई है , के हस्ताक्षर 


प्रत्यथी के हस्ताक्षर 


सत्यापन 


मैं .......... “ प्रत्यर्थी यह घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथित हैं , वह मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । 
आज तारीख ............. 19............ " को सत्यापन किया गया । 


प्राधिकृत प्रतिनिधि , 


यदि कोई है, के हस्ताक्षर 


प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर 


टिप्पणियां : ( 1 ) यदि ज्ञापन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है तो प्रत्याक्षेप का ज्ञापन और सत्यापन 

के प्ररूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( अपील ) नियम, 1944 के नियम 213 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3 (1)] 


- - NA 


( 2 ) 


419 41 19 


R aferent # 999M 14 VICHTI 


[ 51 . , 275 / 125 /99 - . T 


. 85 ] 


राजेश न्द्र , अवर सचिव 


futur. - 70 f1 YRSTM 

zifia UK f 
TTV ELI 


E ET T . IV 5 
. 56 /99 - 14 36916 I 


14 3696 UK orta 28 Ferêt, 1944 Grafra farlo e att 
( TAA ) a 16 - 11 - 99 1. fo. 775 ( 37 ) GR enfera tour 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th November, 1999 

No . 57/99 - Cex (N . T .) 
G . S .R . 778 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 
( 1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excisc 
Rules , 1944 , namely : -- 


These rules may be called the Central Excise ( Nineteenth Amendment) Rules, 1999 , 


(2 ) 


They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette . 


The 


2. 


In the Central Excise Rules, 1944 ( herein after referred to as the rules), 
for rule 218 , the following rule shall be substituted , namely: 


" 218 . Form of application to the High Court .- ( 1) An application under sub - section (1) of section 
35H requiring the High Court to direct the Appellate Tribunal to refer to the High Court any question of 
law shall be made in Fom No.E . A 6 and such application shall be filed in quadruplicate .. 


( 2 ) A memorandum of cross -objections under sub -section (3 ) of section 35H to the High Court shall be 
made in Form No. E .A .-7 and such memorandum shall be filed in quadruplicate . 


(3) Where an application under sub- section (1) of section 35H or a memorandum of cross-objections under 
sub -section (3 ) of that section is made by any person other than the Commissioner of Central Excise , the 
application, the memorandum or form of verification as the case may be, contained in From No. E . A - 6 or 
Form No. E . A .- 7 shall be signed by the person specified in sub - rule (2 ) of rule 213." 


3. In appendix I to the said rules, - 

(1) in “ (1) List of Central Excise Forms." after Series No. 92 and the entries relating thereto , the 
following Series Nos and entries shall be substituted , namely : 


Central Exciso 
Series No. 


Description of Form 


RuleNo. 


Short 
Title 


" 93 


Form of an application to the High Court under 
section 35H (1 )of the Act, 


218(1) 


E .A. 6 


Form of memorandum of Cross - objections 
under section 35H (3 ) of the Act in the matter of 
an application before the High Court under 
section 33H ( 1) of the Act. 


218 (2 ) 


E.A .-7;" 


(ü ) in " ( IT) Specimen Forms for Form No, E .A . -6 and Form No.E . A .- 7 the following Forms shall 
respectively be substituted , namely : 


13 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 4477 II - 05 3 (1) ] 


- 


- 


- 


- 


MYTH 


FORM NO . E . A . - 6 
[ See rule 218 ( 1 ) ] 


Form of Application to the High Court under 
section 35H ( 1 ) of the Central Excise Act , 1944 


In the High Court of Judicature at 
In the matter of Appeal No . ( Name of the appellant ) 


19 


Application No . 

of 
( To be filled in by the Office ) 


Applicant 


Vs . 


Respondent 


( 1 ) State or Union Territory and the Commissionerate from 
which the application is filed : 


12 ) 


Number of the appeal which gives rise to the reference : 


( 3 ) 


Address to which notices may be sent to the applicant : 


14 ) 


Address to which notices may be sent to the respondent : 


( 5 ) 


The appeal noted above was decided by the 

Bench of the Appellate Tribunal on : 


181 The notice of the order under Section 350 of the 
Central Excise Act , 1944 was served on the applicant on : 


( 71 The facts which are admitted and / or found by the 
Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a 
statement of the case , are stated in the enclosure for ready 
reference : 


181 The following questions of law arise out of the order 
of the Appellate Tribunal : 


1 . 


etc . 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II - Şec . 3 (1)] 


- - - 


- 


v 


. 


- 


- 


- 


- 


( 9 ) The applicant , therefore , requires under sub - section 
( 1 ) of section 35H of the Central Excise Act , 1944 that the 
High Court directs the Appellate Tribunal to refer to the High 
Court the question of law referred to in paragraph 8 above . 


( 10 ) The documents or copies thereof specified below ( the 
translation in English of the documents , where necessary ) are 
annexed with the statement of the case . 


Signature of the authorised 
repressentative , if any . 


Signature of 
the applicant 


Verification 


I . 


the applicant , do hereby 
declare that what is stated above is true to the best of my 
information and belief . 


Verified today , the 


day of 


. 19 


Signature of the authorised 
representative , if any . 


Signature of 
the applicant . 


Notes : ( 1 ) The application and the form of verification shall , if 

the application is made by any person , other than the 
Commissioner of Customs , be signed by the applicant in 
accordance with the provisions of Rule 213 of the 
Central Excise Rules , 1944 , 


P 


( 2 ) 


The application shall be field in quadruplicate . 


( 3 ) 


. Act shall be throald under the 


draft drawn in 


The fee of Rs . 200 / - required to be paid under the 
provisions of the Act shall be through a crossed bank 
draft drawn in favour of the Registrar of the High 
Court on a branch of any nationalised bank located at 
the place where the High Court is situated and the 
demand draft shall be attached to the form of 
application . 


[ YTT II - UUS 3 (1 ) ] 


15 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- - 


FORM NO . E . A . - 7 
[ See Rule 218 ( 2 ) ] 


Form of Memorandum of Cro88 - Objections 
under section 35H ( 3 ) of the Central Excise Act , 1944 
in the matter of an application before the High Court 

under section 35H ( 1 ) of the said Act 


In the High Court of Judicature at 


of 


19 _ 


Memorandum of Cross Objections No . . 
( To be filled in by the office ) 


In Application No . 


_ of 


19 __ _ . 


Applicant 


Vs . 


Respondent 


( 1 ) State / Union terriotry and the Commissionerate from 
which the memorandum of cross - objection is filed : 


( 2 ) Date of receipt of notice of application filed with the 
High Court by the respondent : 


( 3 ) 


Address to which notices may be sent to the respondent : 


Address to which notices may be sent to the applicant : 


( 5 ) The facts which are admitted and / or found by the 
Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a 
statement of the case , are stated in the enclosure for ready 
reference : 


( 6 ) The following questions of law arise out of the order 
of the Appellate Tribunal : 


لطو 


ن 


etc . 


The respondent , therefore , requires under sub - section 
( 1 ) of section 35H of the Central Excise Act , 1944 , that the 
Tribunal may be directed to furnish a statement of the case on 
the questions of law referred to in paragraph 6 above . 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (1)] 


- 


- 


. ( 8 ) That the documents or copies thereof as specified below 
( the translation in English of the documents where necessary ) 
is annexed with the statement of the case . 


Signature of the authorised 
representative , if any . 


Signature of 
the respondent 


Verification 


I , - 

the respondnet , do hereby 
declare that what is stated above is true to the best of my 
information and belief 
Verified today , the 

_ day of 

19 _ _ . 


- - 


- 


- 


Signature of the authorised 
representative , if any . 


Signature of 
the respondent . 


Notes : ( 1 ) The form of memorandum of cross - objection and the form 

of verification shall , if the memorandum is filed by 
any person , other than the Commissioner of Central 
Excise be signed in accordance with the provisions of 
Rule 213 of the Central Excise Rules , 1944 , 


( 2 ) 


The memorandum of cross - objection shall be filed in 
quadruplicate . " 


( F . No. 275 / 125 /99 -Cx 8A ] 


RAJESH CHANDRA , Under Secy . 


Note : 


The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. IV D 
Central Excise , dated the 28th February, 1944 and last amended by notification No. 56 /99 
Central Excisc (N . T.) dated 16 .11. 99 (GSR No .775 (E ) dated 16 .11. 99). 


Printed by the Manager, Govt. of India Proug, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


